निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 285 ) पटना , बुधवार , 27 फरवरी 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 फरवरी 2019 
सं0 21 / बी . पी . एस . सी .( स्था .)-11 / 2018 - 2654 / सा . प्र. — भारत संविधान के अनुच्छेद - 320 के खंड- 3 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य- सीमन ) 
विनियमावली, 1957 (समय - समय पर यथा संशोधित ) में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

संशोधन 
उक्त विनियमावली 1957 के विनियम- 7( स)(i) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 
किया जायेगा :- यथा 

" परन्तु , चिकित्सक एवं पशु - चिकित्सक - पदों पर नियुक्तियों के मामलों में आयोग 
से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा; 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

हिमांशु कुमार राय , 
सरकार के अपर सचिव । 


26 फरवरी 2019 
सं० 21 / बी . पी .एस . सी .( स्था .)- 11 / 2018 - 2655, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 
2654 दिनांक 26 .02. 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ 
समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

हिमांशु कुमार राय, 
सरकार के अपर सचिव । 


PER TOT ( 3FITETU ), 27 mai 2019 


The 26th February 2019 
No. 21/ B . P .S .C .(Estt .)- 11/2018 -2654 /Ka - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to clause ( 3) of Article 320 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to 
make the following amendments in the " Bihar Public Service Commission ( Limitation of 
Functions ) Regulations , 1957 (amended as time to time)" with immediate effect : 


( 1) 


AMENDMENT 
Proviso to regulation -7 (C ) (i) of the said regulations , 1957 shall be substituted by the 
following : 

" Provided that, it shall not be necessary to consult with the Commission in 
cases of the appointments to the posts of Doctor and Veterinary Doctor ; " 

By the order of the Governor, 
HIMANSHU KUMAR RAI, 
Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
fET TOT (3ATETUT ) 285 -571 + 10 Stoctonton 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


